रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


Makar 


KishHAHDI 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 27 , 2017 / आश्विन 5 , 1939 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 27 , 2017 /ASVINA 5 , 1939 


सं . 2773 ] 
No. 2773] 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली 27 सितम्बर , 2017 


का . आ . 3167 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के 
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2084 ( अ), तारीख 4 जुलाई , 2017, जो भारत 
के राजपत्र, असाधारण , भाग ।।, खण्ड 3, उपखंड ( ii ) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा पंजाब राज्य के नवांशहर 
जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344ए के 48.000 कि . मी . से 27.000 कि . मी ( एमडीआर- 56 ) नवांशहर बाईपास 
( रोपड़ - नवांशहर – बंगा - फगवाड़ा सेक्शन ), तक के भूखण्ड के निर्माण ( चौड़ा करने / चार लेन का बनाने , आदि ), 
अनुरक्षण , प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की घोषणा की थी ; 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा ( 3) के अधीन तारीख 18 जुलाई , 
2017 को "हिन्दुस्तान टाइम्स " ( अंग्रेजी) और " जगबाणी " (पंजाबी) दोनों में प्रकाशित किया गया था ; 

___ और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर 
दिया है ; 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 

अतः अब, केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 
3घ की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ; 

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में यह घोषणा करती 
है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर 
आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 


5901 GI/ 2017 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( ii) ] 


__ अनुसूची 
पंजाब राज्य के नवांशहर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 344ए के कि . मी . 48 .00 से कि . मी . 27 . 00 
एमडीआर - 56 के भूखण्ड (रोपर - नवांशहर -बंगाा - फगवारा खण्ड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना 

रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


गॉव का 


भूमि 


तालूका 
जिले 
का नाम । तहसील 

का नाम 


क्र0सं0 


भूस्वामी / हितकर व्यक्ति के 


क्षेत्रफल में 
भूमि 

की 
प्रकृति | कनाल | मरला हेक्टेयर 


खसरा न० 


का 


नाम 


नाम 


प्रकार 


1 


कृषि 


2 


2111 


मिन निजी 


4 


कृषि 


2 3 6 | 7 

9 
नवांशहर | नवांशहर मेहन्दीपुर 13 // 23 निजी । कृषि 0 160 .0405 

मखन सिंह पुत्र दिलबाग सिंह 

व अन्य 
13 //24 /1 | मिन निजी कृषि | 0 | 

0.0253 

मखन सिंह पुत्र दिलबाग सिंह 

व अन्य 
13// 24 /2 | मिन निजी 

50.0127 

प्रगन सिंह पुत्र जगत सिंह व 

अन्य 
13 // 24/ 3 मिन निजी 

सोहन सिंह पुत्र संखा सिंह व 
___ 0 8 0.0200 

अन्य 
गांव का कुल क्षेत्रफल 

39 

0 . 0987 
नवांशहर | नवांशहर कलान 

कृषि | 4 | 7 

गुरमुख सिंह पुत्र परगट सिंह 
| 0.2200 

व अन्य 
22 // 2 / 1/ 1 | मिन निजी | कृषि 

कृषि | 1 | 0 0 . 0506 | शिसो पत्नी भजन व अन्य 
22 // 2 /1 / 2 | मिन | निजी | कृषि | 0 6 0. 0152 जुमला मुस्तरका मालकान 
22// 2 / 2 / 2 || मिन निजी 

कृषि ___ 0 

0 .0101 

बाबा सिंह पुत्र करतार सिंह व 

अन्य 
22 // 9 / 1 मिन निजी | | 0 | 8 0. 0202 

बाबा सिंह पुत्र करतार सिंह व 

अन्य 
22// 8 मिन निजी कृषि 2 4 0. 1113 

बाबा सिंह पुत्र करतार सिंह व 

अन्य 
22// 7 मिन कृषि 2 20. 1062 

सुखविन्दर सिंह पुत्र प्यारा सिंह 

व अन्य 
22/ /15/ 2 | मिन | निजी | कृषि __ 0 | 17 0.0430 | नरेश कौर पुत्री पिता व अन्य 
23 / / 5 / 2 | मिन । निजी | कृषि 5 | 11 0. 2810 

चरन सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 

व अन्य 
23//5/1 | मिन निजी कृषि | 0 | 18 _ 0.0455 

चरन सिंह पुत्र गुरबचन सिंह 
व अन्य 

निर्मल सिंह पुत्र जोगिन्दर 
21 //10 / 2 | मिन निजी कृषि ___ 0 11 0. 0278 

सिंह व अन्य 
21 // 11 | मिन निजी । कृषि 0 | | 0. 0455 | नरेश कौर पुत्री पिता व अन्य 
गांव का कुल क्षेत्रफल 

14 | 106 0.9765 
बरनाला 
नवांशहर नवांशहर | | 49 // 11/ 2 
कलान मिन निजी । कृषि | 0 | 2 0. 0051 

गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 

अन्य 
49 //20 मिन निजी 

| 1 | 190 .0759 | गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 

अन्य 
49 // 19/ 2 निजी कृषि 

0 .0177 

गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 

अन्य 
49 // 22/ 1 मिन 

0 .0354 

गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 

अन्य 
49// 22 / 3 | मिन निजी | 1 | 3 0. 0580 

मन्जीत सिंह पुत्र सोहन सिंह 

व अन्य 
48 // 9/ 1 | मिन | निजी | कृषि | 0 

सोहन सिंह पुत्र अर्जन सिंह व 
4 0 .0101 

अन्य 
48// 15 | मिन निजी | 0 19 _ 0. 0481 

गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 

अन्य 
48 / / 16 मिन निजी | कृषि 

गुरमुख सिंह पुत्र साधु सिंह व 
227 

अन्य 


18 


3 


| मिन 


0 


निजी 


कृषि 


9 


[ TT II - aus 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


गांव का कुल क्षेत्रफल 


64 


0 .2729 


नवांशहर | नवांशहर 


सोना 


48 / / 12 / 1 


A 


निजी 


कृषि 


0 


1 


0 .0025 


48 // 18 


5 


W Aut 
FAHA 


ufo 0 
apofa l 


0.0127 
00329 


सरवन सिंह पुत्र मंगल सिंह व 
अन्य 
हरबंस सिंह पुत्र रतन सिंह व 
अन्य 
हरबंस सिंह पुत्र रतन सिंह व 
अन्य 


48 // 19 /1 


0 


13 


गांव का कुल क्षेत्रफल 

कुल क्षेत्रफल 


19 
228 


0 .0481 
1. 3962 


16 


[ 9T. T . 9 .051. 5. / 0 


/ 01 / 2015 / 05 / 3445 ) 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 27th September , 2017 
S .O . 3167( E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road 
Transport and Highways number S .O 2084 ( E ), dated 04th July , 2017 , published in Gazette of India , 
Extraordinary , Part II , Section 3, Sub -section ( ii ) issued under sub -section (1) of section 3A of National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared 
its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building 
(widening / four- laning, etc .), maintenance, management and operation of National Highway No . 344A , in 
the stretch of land from Km . 48 to Km . 27 (MDR 56 ) Nawanshahr Bypass (Ropar-Nawanshahr-Banga 
Phagwara Section ) in the district of Nawanshahr in the State of Punjab . 


And whereas the substance of the said notification has been published in “ Hindustan Times” 


( English ) & “ Jagbani” ( Punjabi) both dated 18th July , 2017 under sub - section ( 3 ) of section 3 ( A ) of the said 


Act. 


And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by 
the competent authority . 

And whereas, in pursuance of sub -section ( 1) of section 3D of the said Act, the competent authority 
has submitted its report to the CentralGovernment. 

Now , therefore , upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the 
powers conferred by sub -section (1) of section 3D of the said Act , the Central Government hereby declares 
that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose. 

And further, in pursuance of sub -section (2 ) of section 3D of the said Act , the Central Government 
hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said 
Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


SCHEDULE 
Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land 
from Km . 48 .00 to Km . 27.00 MDR - 56 (RoparNawashahar Banga Phagwara Section ) of NH - 344A in 

the State of Punjab . 


SI 
No. 


Area in 


Name of 
the district 


Name of 
the tehsil 


Name of 
the Village 


Survey 
number 


Type 


Nature of 

land 


of 


land 


Name of 
the land 

owner/ 
Interested 
persons 


Kanal Marla Hectare 


8 


Makhan 
singh Slo 


1 


Nawashahar Nawashahar Mehandipur 


13 // 23 


Min 


Private 


Agriculture 


0 


16 


0 .0405 


Dilbag 


13//24/1 


Min 


Private Agriculture 0 


1 0 


0.0253 


Singh & 
Others 
Makhan 
singh S / o 
Dilbag 
Singh & 
Others 
Pargan 
Singh Slo 
Jagat 
Singh & 
others 
Sohan 
Singh Slo 
Sukha 
Singh & 
Others 


13 //24 / 2 


Min 


Private 


Agriculture 0 


5 


0 .0127 


13//24 /3 


Min 


Private Agriculture 


0 


8 


0.0202 


Total area of the Village 


0 . 0987 


Nawashaha Nawashaha 


Kulan 


227/ 1 


Min | Private 


Agriculture 


4 


| 


7 


| 0 .2200 


22//2 /1/1 Min 


Private Agriculture 


1 


0 


0 .0506 


22//2/1/2 Min 


Private 


Agriculture 0 


6 


0.0152 


22//2/2/2 Min 


Private Agriculture 0 


4 


0.0101 


Gurmukh 
singh S /o 
Pargat 
Singh & 
Others 
Shiso W /o 
Bhajan 
Singh & 
Others 
Jumla 
Mustrka 
Malikan 
Bava 
Singh Slo 
Kartar 
Singh & 
Others 
Bava 
Singh Slo 
Kartar 
Singh & 
Others 
Bava 
Singh Slo 
Kartar 
Singh & 
Others 
Sukhwind 
er Singh 
S /o Payara 
Singh & 
Others 
Naresh 
Kaur D /o 
Prita & 
Others 


22/ 19 /1 


Min 


Private 


Agriculture 0 


8 


0. 0202 


22/18 


Min Private Agriculture 


2 


4 


0.1113 


22/17 


Min Private Agriculture 


2 


2 


0.1062 


220/15 /2 


Min 


Private Agriculture 


0 


| 


17 


0 . 0430 


[ TT II - 005 3 ( ii) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


231/5/2 


Min 


Private Agriculture 


5 


0 . 2810 


23 //5 / 1 


Min 


Private 


Agriculture 


0 


18 


0 . 0455 


Charan 
Singh Slo 
Gurbachan 
Singh & 
Others 
Charan 
Singh Slo 
Gurbachan 
Singh & 
Others 
Nirmal 
Singh Slo 
Joginder 
Singh & 
Others 
Naresh 
Kaur D /o 
Prita & 
Others 


21// 10 /2 


| Min 


Private Agriculture | 


0 


| 


11 


| 


0 .0278 


21//11 


Min 


Private 


Agriculture 


0 


18 


0 . 0455 


Total area of the Village 


14 


| 106 0 .9765 


3 


Nawashahar 


Nawashahar 


Barnala 
Kalan 


49//11 /2 


Min 


Private Agriculture 


0 


2 


0. 0051 


491/20 


Min 


Private Agriculture 


1 


19 


0. 0759 


491/ 19 /2 


Min Private Agriculture 


o 


7 


0.0177 


491/22 /1 


Min Private Agriculture 


0 


1 


0.0354 


Gurmukh 
Singh S / o 
Sadhu 
Singh & 
Others 
Gurmukh 
Singh S / o 
Sadhu 
Singh & 
Others 
Gurmukh 
Singh Slo 
Sadhu 
Singh & 
Others 
Gurmukh 
Singh Slo 
Sadhu 
Singh & 
Others 
Manjeet 
Singh Slo 
Sohan 
Singh & 
Others 
Sohan 
Singh Slo 
Arjan 
Singh & 
Others 
Gurmukh 
Singh Slo 
Sadhu 
Singh & 
Others 
Gurmukh 
Singh Slo 
Sadhu 
Singh & 
Others 


49// 22 /3 


Min 


Private Agriculture 


1 


3 


0 .0580 


48//9/1 


Min 


Private Agriculture 0 


4 


0.0101 


48//15 


Min 


Private Agriculture 0 


1 9 


0.0481 


481/ 16 


Min 


Private Agriculture 0 


9 


0.0227 


Total area of the Village 


2 


64 


0 .2729 


Nawashahar 


Nawashahar 


Sauna 


48//12/1 


Min 


Private 


Agriculture 0 


1 


0. 0025 


Sarwan 
Singh S / o 
Mangal 
Singh & 
Others 
Harbans 
Singh S / o 
Ratan 


48 //18 


Min 


Private 


Agriculture 


0 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 ( ii )] 


Singh & 
Others 
Harbans 
Singh Slo 
Ratan 
Singh & 
Others 


481 /19/1 


Min 


Private Agriculture 0 


1 3 


0.0329 


Total area of the Village 

Grand Total 


10 

16 


til 


190 .0481 
1 228 1 . 3962 


190 -9481 


[ F . No : PIU /PD /JAL / 2015 /05 /344 A ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing atGovernment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054 . 


ALOK 


Digitally signed 
by ALOK KUMAR 
Date : 2017 . 10 .03 
21:50:23 + 05 30 


